सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 चैत्र 1936 ( श० ) 
संख्या 159 राँची , शुक्रवार 

11 अप्रैल, 2014 (ई० ) 
झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

24 मार्च, 2014 
संख्या -विशेष समिति प्रश्न -04/ 2014-767/वि०स०--एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन नियम-198(1) के 
अधीन पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत बड़ा जामदा स्थित बालाजी मेटालिक क्रशर प्लांट वर्षों से बन्द रहते 
हुए आयरन ओर के अवैध कारोबार में संलिप्त पदा० / खनन माफियाओं के विरूद्ध जाँच हेतु झारखण्ड 
विधान- सभा की विशेष समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है: 


संयोजक 


सदस्य 


01. श्री दीपक बिरुवा 
02. श्री लोबिन हेम्ब्रम 
03. श्री अरूप चटर्जी 
04. श्री रामचन्द्र बैठा 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 11 अप्रैल, 2014 


श्री दीपक बिरुवा, सवि०स० इस समिति के संयोजक एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो माह तक का होगा । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 159 -50 | 


